1032 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 4, 1995 ( ASAR, 13 , 1917 SAKA) 


[ PARri 


राजस्व विभाग 


दिनामा 4 मई, 1995 


सं ० 2247-7-3-95/ 6366.-. चं कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टयों में वर्णित 
भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्राम तथा तहसील पटोपी, जिला गुड़गांव में 
तहसील कार्यालय भवन तथा रिहायशी मकान निर्माण करने के लिए अपेक्षित है । इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे 
ऐसे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में किसी 

कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण कारने 
तथा 

द्वारा अपेक्षित वा अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते 


उस 


धारा 


. 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में या दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन या उस परिक्षत्र में जो कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो में प्रचार की 
तिथि से, जो भी वाद में हो , 30 दिन को अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भमि अर्जन कलंक्टर , गुड़गांव के सम्मुख 
लिखित रूप में प्राक्षेप , यदि कोई हो , दायर पार सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, गुड़गांव के कार्यालय में किया 
जा सकता है 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र का 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्वरान 


हदवस्त 

नं ० 


नाम 


मरला 


गुड़गांव 


पटौदी 


पटौदी 


1 


40 


-- 


33 


( 5 एकड़ 1 मरला ) 


2/2 मिन दक्षिण 


3 मिन दक्षिण 


8 मिन पश्चिम 


9/1 


12/2 मिन 


उत्तर 


13 मिन उत्तर 


जे ० डी ० गुप्ता , 


सचिव हरियाणा , सरकार, 

राजस्व विभाग । 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ , JULY 4 , 1995 (ASAR . 13, 1917 SAKA ) 


1033 


> 


REVENUE DEPARTMENT 


The 4th May, 1995 


✓ 


No. 2287-RITI/95/6366 .--Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified 
below is needed by the Government, at public cxpense, for a public purpose , namely, for the construction of 
buildings, residential houses and tehsil Office Pataudi, at village and lehsil Pataudi, in district Gurgaon , 
it is hereby notified that the land described in the specifications below is needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 , tor 
the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the officers, with their servants and workmen ctc . for the time being engaged in the undertaking 
to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that 
section , 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of land in the locality, may , 
within a period of thirty days of publication of this notification in the Official Gazette or in two 
daily newspapers circulating in the locality of which atleast one shall be in the regional language or 
publicity in the locality, whichever is later , file an objection in writing before the District Revenue 
Officer-cum -Land Acquisition Collector , Gurgaon , 


The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer- cum -Land 
Acquisition Collector, Gurgaon . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Area 


Khasra Numbers 


Locality 
Village 


Hadbast 
No. 


Kanal 


Marlas 


Gurgaon 


Pataudi 


Pataudi 


1 


40 


1 


33 


(5A -OK - 1 Marla ) 


2/2 min South 


3 min South 


8 min 


West 


9/1 


12/2 min Nortb 


13 min North 


J. D. GUPTA , 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department . 


कृषि विभाग 
fanion 69 , 1995 


PETT 1307-5 ° Il - 3-93/ 5658.-ata ufafarah , 1966 ( 1966 Fireflita sifafara $ 4 ) tarty 
13 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
na 5 741 Ffa faATT afagati Hai 181-2 , 1 ( 2 )-761363 , fatiti 21 7794 , 1976 tar ** 


| 


1034 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 4, 1995 ( ASAR , 13, 1917 SAKA ) 


[ PARTI 


सं ० 1835-कृषि -1 ( 2 ) -78/8501, दिनांक 26 मई, 1978 के अधिक्रमण में , हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई 
अनुसूची के खाना 2 में वणित अधिकारियों को उक्त अनुसूची के खाना 3 में उनके सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये 
बीज निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं : 


क्रम संक्या 


पदनाम 


अधिकारिता क्षेत्र 


1 


2 


3 


2 


3 


5 


6 


7 


समी अपर निदेशक कृषि , हरियाणा 

सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिये 
सभी संयुक्त कृषि निदेशक, हरियाणा, 

सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिये 
चण्डीगढ़ 
उप निदेशक कृषि ( मुख्यालय ) कृषि 

सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिये 
निदेशालय , हरियाणा , चण्डीगढ़ 
4 समी उप निवेशक कृषि हरियाणा राज्य 

अपने - अपने जिलों के भीतर 
सभी गुणवता नियन्त्रण निरीक्षक 

अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर 
हरियाणा राज्य 
सभो उप मण्डल कृषि 
कृषि अधिकारी 

अपने अपने उप मण्डलों के भीतर 
हरियाणा राज्य । 
सहायक बीज उत्पादन अधिकारी 

सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिये । 
( मुख्यालय ) 

एम ० के ० मिगलानी , 
आयुक्त , एवं सचिव हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 6th May, 1993 
No. 1307 -Agri.[I( III )93 /5658. - In exorcise of the powers conferred by sub - soction (1) of soction 13 
of the Seeds Act , 1966 ( Central Act 54 of 1966) and all other powers enabling him in this behalf and 
in supersession of Haryana Government Agriculture Department, notification No. 187- Agri . I (II) 76/1366 , 
dated the 21st January, 1976 and No. 1835.Agri, 1( 11 )78/8501, dated tho 26th May , 1978, the Governor 
of Haryana boreby appoints thc officers mentioned in column 2 of the Schedulc given below to be the 
Seed lospectors for the area specificd against cach in column 3 of the said Schedule : 

SCHEDULE 


Serial No. 


Designation 


Aroa of Jurisdiction 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


All Additional Directors of Agriculturo , Haryana, 

Wholo of the Haryana Stato 
Chandigarh 
All Joint Diroctors of Agriculture, Haryana, 

Wholo of the Haryana State 
Chandigarh 
Doputy Diroctor of Agriculture (HQ), Directorate 

Whole of the Haryana State 
of Agriculture , Haryana, Chandigarh 
All the Doputy Directors of Agriculture in the 

Within thoir respective 
Haryana Statc 

District 
All the Quality Control Inspectors in the 

within their rospective 
Haryana State 

jurisdiction 
All the Sub -Divisional Agriculture Officers in 

Within their respective sub 
the Haryana State 

Division 
Assistant Seed Production Officor , Haryana , 

wholc of tho Haryana 
Chandigarh 

State 

M. K. MIGLANI , 
Commissioner and Secretary to Govormint, 

Haryana , Agriculture Dopartment. 


6 


